निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 796 ) पटना , वृहस्पतिवार , 9 जुलाई 2015 

| ke ku; i z kl u fo Hkkx 


अधिसूचना 

6t , 2014 
सं० 7 / आरोप - 06 - 6 / 2014 - सा0प्र0 - 7631 - महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 21046 दिनांक 
06.05.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण कुमार सिंह - III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सुपौल को 
लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के नियम - 14 (ix) के तहत दण्ड 
स्वरूप अधिसूचना तामिला की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरिवर दयाल सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 796 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


